निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 879 ) 


12 अग्रहायण 1935 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 3 दिसम्बर 2013 


वाणिज्य कर विभाग 

- - - - - - 

अधिसूचनाएं 

3 दिसम्बर 2013 
सं० विक्री - कर / विधि - 43 / 2011 - 4324 ( अनु० ) — बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम , 2005 
( अधिनियम 27 / 2005) की धारा - 61 की उप - धारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए आयुक्त, इस अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से , निम्नलिखित श्रेणी के सम्प्रेषणों को 
धारा - 61 की उप - धारा (1 ) की , बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 41 में यथा 
विहित, घोषणा वहन संबंधित अपेक्षा से मुक्त करते हैं , यथा 

___ "धारा - 61 की उप - धारा (1 ) के खण्ड ( ग ) के अधीन ऐसे सभी सम्व्यवहार जिनका मूल्य 
पचहत्तर हजार रुपयों से अनधिक है: 

परन्तु यह कि विभाग द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक इनभाइसिंग व्यवस्था को अपनाने वाले 
व्यवसायियों के मामले में ऐसे समव्यवहारों के संबंध में उक्त सीमा एक लाख रुपये होगी । " 

2. इस अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से विभागीय अधिसूचना संख्या 2547 दिनांक 16 
जुलाई , 2013 इस अधिसूचना की कंडिका 1 में निर्दिष्ट सीमा तक संशोधित की जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नरेन्द्र कुमार सिन्हा , 

वाणिज्य कर आयुक्त । 
The 3rd December 2013 
No . Bikri kar /Vividh -43/2011 - 4324 ( Anu .) — In exercise of the powers 
conferred by the proviso to sub - section ( 1 ) of Section 61 of the Bihar Value 
Added Tax Act, 2005 ( Act No . 27 of 2005 ) the Commissioner, with effect 
from the date of issuance of this notification , exempts consignments of the 
following description fromthe requirements of sub- Section ( 1 ) of Section 61 
in so far it relates to the carrying of declarations as prescribed under rule 41 
of the Bihar Value Added Tax Rules , 2005 , namely 


TER JGTC (31HTERUT), 3 Pahook 2013 


" All such transactions falling under clause ( c ) of sub - section ( 1 ) of 
section 61 that do not exceed Seventy - five thousand Rupees in value : 

Provided that in case such transactions are undertaken by dealers who 
adopt the Electronic Invoice System approved by the Department 
limit shall be one lakh rupees. " 

2 . Departmental Notification number 2547 dated 16th July , 2013 shall, 
with effect from the date of issuance of this notification , stand amended to 
the extent indicated in paragraph 1 of this notification . 

By order of the Governor of Bihar, 

NARENDRA KUMAR SINHA , 
Commissioner Commercial Taxes. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PETE JJC ( 31HTERUT ) 879 -571 + 1000 - Octouto 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


